निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 चैत्र 1940 ( श0 ) 
( सं0 पटना 337 ) पटना, शुक्रवार 13 अप्रील 2018 


श्रम संसाधन विभाग 


अधिसूचनाएं 

12 अप्रील 2018 
एस0ओ0 177, दिनांक 13 अप्रील 2018 - राज्य सरकार एतद्दारा वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 की 
धारा 6 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश करता है कि प्रत्येक कारखाना, औद्योगिक या 
अन्य स्थापनाओं जिन पर उक्त अधिनियम धारा 1 की उपधारा 4 के अंतर्गत प्रभावशील है एवं जिनके संदर्भ में राज्य 
शासन उक्त अधिनियम की धारा 2(i) के अंतर्गत समुचित सरकार है, में नियोजित व्यक्तियों का वेतन भुगतान 
नियोजक मात्र एकाउंट पेयी चेक अथवा उनके बैंक खाता में अंतरण के द्वारा करेगा । 
यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी । 

( सं० 501 / वे०भु०अधि० - 10 - 32 / 2016. अं०सं० 2205 ) 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

के. सेन्थिल कुमार, 
सरकार के अपर सचिव । 


नहार 
राथिल 
कुलचिव 
। 


The 12th April 2018 
So 178 dated 13th April 2018 — In exercise of the powers conferred by section 06 of the 
Payment of Wages Act 1936 . (4 of 1936 ) as amendment by payment of wage (amendment 2017 ) . 
The Governor of Bihar is pleased to direct employers of industrial or other establishments covered 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 13 अप्रील 2018 
under sec 2 (i) of the act to pay to every person employed in such Industrial or other establishment 
the wages only by cheque or crediting in his bank account. 


( No .-01 / वे०भु०अधि० -10 - 32 / 2016. L. R-2206 ) 

By order of Governor of Bihar, 
___ K. SENTHIL KUMAR, 

Add. Secretary. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 337-571 + 200 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 13 अप्रील 2018 


3 


अनुलग्नक " घ " 


तृतीय पुनर्नियोजित कनीय अभियंता ( यांत्रिक ) जिनकी संविदा अवधि नवम्बर, 2017 में समाप्त हो चुकी है 
तथा विभागीय आदेश संख्या - 363 दिनांक - 24. 11. 17 के आलोक में वर्तमान में कार्यरत है कि सूची: 


क्र० 


कार्य - कलाप 


__ 1 


कनीय अभियंता 

वर्तमान पदस्थापन 
( यात्रिक ) का नाम प्रमंडल 

प्रशाखा 
श्री कुमार गौरव मुजफ्फरपुर बेतिया 
श्री लखेन्द्र कुमार - भागलपुर 

बांका 
श्रीमती अनुप्रीति मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी 


कार्य सराहनीय एवं संतोषप्रद 
कार्य सराहनीय एवं संतोषप्रद 

कार्य संतोषप्रद 


| 


3 


अनुलग्नक “ च " 


तृतीय पुनर्नियोजित कनीय अभियंता ( यांत्रिक ) जिनकी संविदा अवधि जनवरी , 2018 में समाप्त हो चुकी है 
तथा वर्तमान में विभागीय आदेश सं0 - 26 दिनांक - 07.02.18 के आलोक में कार्यरत है: 


क्र0 


कनीय अभियंता ( यांत्रिक ) का नाम 


वर्तमान पदस्थापन 


कार्य - कलाप 


प्रमंडल 


मुगेर 


2 


मुजफ्फरपुर 


3 


पूर्णिया 


श्रीमती रूबी कुमारी 

श्री सौरभ कुमार 

श्री मनोज कुमार 
श्री विकास कुमार तिग्गा 
___ मो0 अली राजा 
श्री अवधेश कुमार 
श्री सुजीत कुमार 
श्री मुकेश कुमार 
श्री विपिन कुमार 
श्री शशिधर कुमार 
मो0 जावेद शमीम 
श्री अरुण कुमार दास 


प्रशाखा 
जमालपुर 
लालगंज 
मधेपुरा 
पीरो 
मोहनिया 
खगड़िया 
फारबिसगंज 


सासाराम 
सासाराम 
पूर्णिया 


संतोषपद्र एवं अच्छा । 

उत्तम 
संतोषजनक 
संतोषप्रद 
संतोषप्रद 
संतोषजनक 
संतोषजनक 

उत्तम 
उत्तम 
उत्तम 
संतोषप्रद 
सराहनीय 


पूर्णिया 


बाढ़ 


पटना 
मुजफ्फरपुर 


मुजफ्फरपुर 


शिवहर 
मोतिहारी 
लखीसराय 
जयनगर 


11 
12 


मुंगेर 


दरभगा 


